निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 740 ) पटना , मंगलवार , 31 जुलाई 2018 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

30 जुलाई 2018 
सं० 05 / स0. स्था० (नि0 प० ) - 07 / 1997 / 3285 — बिहार एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1981 की धारा 4 (1 ) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में उद्योग विभाग की अधिसूचना सं0 - 526 दिनांक 03.02. 
2010 सहित सभी पूर्व आदेशो / अधिसूचनाओं का अवक्रमण करते हुए बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का 
पुनर्गठन अगले आदेश तक निम्न प्रकार से किया जाता है : 


- 


लं 


प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , बिहार, पटना । 

अध्यक्ष । 
अपर वित्त आयुक्त , बिहार, पटना 

सरकारी पदेन सदस्य । 
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना 

सरकारी पदेन सदस्य । 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग सरकारी पदेन सदस्य । 
बोर्ड, बिहार, पटना । 


+ 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 740-571 +100 -डी0टी0पी0 । 

___ Website : http :// egazette . bih. nic.in 


